रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 98 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 98 


. 


. 


.. . 


. . . 


. 


A 


सम्पमाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 उप - खंड (1) 
PART II - Section 3 . - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


ML 


सं0 330 ] 
No. 330 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अगस्त 27 , 1998 / भाद्र 5, 1920 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1998 /BHADRA 5 , 1920 


- 


T 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


बीमा प्रभाग 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998 


सा . का . नि . 532( अ ). --- केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी ( सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण ) नियम, 1985 ( जिन्हें इसमें इसके 
पश्चात् " उक्त नियम " कहा गया है ) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी ( सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण ) 

दूसरा संशोधम नियम , 1998 है । 
( 2 ) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबंध 1 जुलाई, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 

परन्तु यह कि जहां वर्ग 3 या वर्ग 4 का कोई कर्मचारी निगम को , इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन से नब्बे दिनों के भीतर, उस तारीख से 
जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं, बाद की तारीख से, इन नियमों द्वारा शासित होने के विकल्प अभिव्यक्ति करने वाली लिखित सूचना देता है वहां निगम ऐसे 
कर्मचारी को आदेश द्वारा, उक्त तारीख से इन नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकेगा । 

परन्तु यह और कि ऐसे कर्मचारी को , 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर इस प्रकार घयनित तारीख तक की अवधि के लिए न तो कोई बकाया राशि 
संदेय होगी और न ही उससे कोई वसूली की जाएगी । 

2, उक्त नियमों के नियम 4 में , उपनियम ( 4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत : स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 
( 5 ) उपनियम ( 1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त , प्रत्येक वर्ग 3 कर्मचारी 1 जुलाई, 1996 से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष 

भत्ता प्राप्त करेगा, अर्थात् :- - 


2309 CH98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


. 


मूल वेतन की श्रेणी 


विशेष भत्ते की दर ( प्रति मास ) 


2050 रु. तक 


75 रु. 


2051 स. - 2560 रु. तक 


85 रु . 


2561 रु. - 3140 रु. तक 


95 रु. 


3141 रु. - 4170 रु. तक 


110 रु . 


4171 रु. - 4600 रु. तक 


130 रु . 


150 रु. 


4601 रु. - 5499 रु. तक 
5500 रु. और उससे अधिक 


170 रु . 


( 6 ) उपनियम ( 5) में यथा विनिर्दिष्ट विशेष भत्ता मूल वेतन का भाग नहीं माना जाएगा किन्तु उक्त नियमों के नियम 8 में निर्दिष्ट 

महंगाई भत्ता, नियम 9 में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता, नियम 10 में निर्दिष्ट नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, नियम 13 में निर्दिष्ट 
बोनस के स्थान पर संदाय, नियम 18 में निर्दिष्ट भविष्य निधि, मियम 19 में निर्दिष्ट उपदान, भारतीय जीवन बीमा निगम 
( कर्मचारी ) पेंशन नियम , 1995 के अधीन संदेश पेंशन और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के मकदीकरण की गणना में शामिल 
किया जाएगा । 


3. 


उक्त नियमों के नियम 6 में , उपनियम (3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपमियम रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( 4) उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ग 4 कर्मचारी 1 जुलाई, 1996 से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता 

प्राप्त करेगा , अर्थात् : -- 


मूल वेतन की श्रेणी ( रुपए ) 


विशेष भत्ते की दर ( प्रति मास ) 


2050 रु. तक 


75 रु. 


2051 रु. - 2560 रु. तक 


85 रु. 


2561 रु. - 3140 रु. तक 


95 रु . 


3141 रु. और उससे अधिक 


110 रु. " 


( 5 ) उपनियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट विशेष भत्ता मूल वेतन का भाग नहीं माना जाएगा किन्तु उक्त नियमों के नियम 8 में निर्दिष्ट महंगाई 

भत्ता, नियम 9 में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता, नियम 10 में निर्दिष्ट नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, नियम 13 में निर्दिष्ट बोनस के स्थान 
पर संदाय, नियम 18 में निर्दिष्ट भविष्य निधि, नियम 19 में निर्दिष्ट उपदाम, भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) पेंशन नियम , 
1995 के अधीन संदेय पेंशन और छुट्टी के नकदीकरण की गणना में शामिल किया जाएगा । 


उक्त नियमों के नियम 19 - छ में 1 जुलाई, 1986 को और से " सौ रुपए प्रति मास " शब्दों के स्थान पर " पचास रुपए प्रति मास " 
शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा . सं. 6 ( 26 )/ बी . III / 97( i) ] 

सी . एस. राष, संयुक्त सचिव ( बीमा ) 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
केन्द्रीय सरकार के निगम के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को 1- 7 -96 से अतिरिक्त मजदूरी फायदा देने का अनुमोदन कर दिया है । तद्नुसार 
भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी ( सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण ) नियम, 1985 का संशोधन कर दिया गया है । 

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाष 
पड़ने की संभावना नहीं है । 


[ YTT II - 445 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


OG FUT: - TATA FT. Oft. f . 357 ( 37 ) TU 11 - 4 --85 GTCT War fonte Toetien fistular SRT Sifa fou 
:- . F . 18 ( 87 ) ru 7 - 1 - 1986 7. 9 . 1. 2076 ( 39 ) arta 11 - 9 - 1986 T. 01. F . 961 ( 7 ) arta 7 - 12 - 1987 HI FT. 
F 870 ( 37 ) ST 873 ( 27 ) H arita 22 - 8 - 1988 H . 07. f . 515 ( 37 ) para 12 - 5 - 1989 H . . f . 509 ( 37 ) TATU 24 -5 - 1990 
HT. OFT. F . 620 ( 37 ) a 6 - 7 -- 1990 H . o . f . 628 ( 37) İNG 10 - 7 - 1990 FT. 47. F . 338 ( 31 ) Ta 11 -7 - 1991 FT. 47. 1. 697 
( 34 ) marta 25 - 11 - 1997 H . 07. ft. 46 ( 37) RTG 4 - 2 - 1993 H . 7 . f . 47 ( 34) a 4 - 2 - 1993 I. . f . 746 ( 39 ) arta 
13 - 12 - 1993 I. . f . 55 ( 34 ) a 2 - 2 - 1994 H . 97. f . 595 ( 37 ) 30 -6 - 1995, Al. 1. f1, 669 ( 27) TTE 27 - 9 - 1995, 1. F . 
fa . 102 ( 37) mar 22 - 2 - 1996 at HT. Th . fr. 261 (84 ) anta 22 - 5 - 1998 / 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 
INSURANCE DIVISION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th August, 1998 
G . S. R 532 (E ). - In exercise of powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 
1956 ), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India 
Class- III and Class -IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the 
"said rules") namely : 

1. Short title and commencement : 
( 1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class - III and Class-IV Employees 

(Revision of Terms and Conditions of Service) Second Amendment Rules, 1998 . 
(2 ) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into 

force on the 1st day of July , 1996 . 
Provided that where any Class - III or Class-IV employee gives a notice in writing to the Corporation within ninety days 
of the publication of these rules in the Official Gazette expressing his option to be governed by the provisions of these rules, 
from a date later than the date on which the said rules come into force, then the Corporation may , by order, permit such 
employee to be governed by the said rule with effect from the said date : 

Provided further that no arrears/ recovery for the period from the Ist day of July , 1996 to the date so chosen shall be 
payable to /made from such employee. 

2 . In rule 4 of the said rules, after sub -rulc (4 ) the following sub -rules shall be inserted , namely : 

" (5 ) In addition to the scales of pay specified in sub - rule (1), with effect from the 1st day of July , 1996 , every 
Class - III employee shall receive a Special Allowance to the extent specified below , namely : 


Range of Basic pay 

Rate of Special Allowance (per month ) 
Upto Rs. 2050 / 

Rs. 75/ 
Rs. 2051/- to Rs. 2560/ 

Rs. 85 / 
Rs. 2561/- to Rs. 3140 / 

Rs. 95 / 
Rs. 3141/- to Rs. 4170 

Rs. 1101 
Rs. 4171/- to Rs. 4600 / 

Rs. 130 / 
Rs. 46011 - to Rs. 5499 / 

Rs. 1501 
Rs. 5500 /- and above 

Rs. 170 /-". 
(6 ) The special allowance as specified in sub -rule (5 ) shall not be treated as part of the basic pay but 
shall count for the purpose of calculation of Dearness Allowance referred to in rule 8 , House Rent Allowance 
Teferred to in Rule 9, City Compensatory Allowance referred to in Rule 10 , payment in lieu of Bonus referred to 
in rule 13, Provident Fund referred to in Rule 18 , Gratuity referred to in Rule 19 of the said Rules, Pension 
payable under Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 and Encashment of privi 
lege leave . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC, 3 (1)] 


3 . 


In rule 6 of the said rules , after sub - rulc (3) the following sub - rules shall be inserted , namely : 
" (4 ) In addition to the scales of pay specified in sub - rule 1 with effect from the 1st day of July , 1996 , every 
Class - IV employee shall receive a Special Allowance to the extent specified below , namely : 


Rate of Special Allowance (per month ) 


Rs. 75 / 


Range of Basic pay 
Upto Rs. 2050 / 
Rs. 2051 /- to Rs. 2560 / 
Rs. 2561/- to Rs. 3140/ 
Rs. 3141/- and above 


Rs. 85/ 
Rs. 95 / 
Rs. 110 / 


(5 ) The special allowance as specified in sub- rule (4 ) shall not be treated as part of the basic pay but shall count for 

the purpose of calculation of Dearness Allowance referred to in Rule 8 , House Rent Allowance referred to in 
Rulc 9, City Compensatory Allowance referred to in Rule 10 , payment in lieu of Bonus referred to in Rule 13 , 
Provident Fund referred to in Rule 18 . Gratuity referred to in Rule 19 of the said Rules, pension payable under 
Life Insurance Corporation of India (Employees ) Pension Rules, 1995 and Encashment ofLeave." 

4 . In rule 19 - E of the said rules, on and from 1st day of July, 1996 , for the words " rupces one hundred per 
month” the words " rupees fifty per month " , shall be substituted . 

F . No. 6 (26 )/Ins. III /97-( ii)] 
C . S. RAO , Jt. Secy. (Insurance) 


EXPLANATORYMEMORANDUM 


The Central Government have accorded approval to release additional wage benefit to the Class-III and Class IV 
employees of the Corporation with effect from 1- 7 - 1996 . Accordingly , the Life Insurance Corporation of India Class - III 
and Class- IV Employes (Revision of Terms and Conditions of Service ) Rules, 1985 have been amended . 


It is certified that no employee of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the 
Notification being given retrospective effect. 


FOOT NOTE . — The Principal rules were published vide G . S .R , No. 357 (E ) dated 11 - 4 - 1985 and subscquently amended 

vide G .S .R . No. 18 (E ), dated 7 -1 - 1986 , G .S .R . No . 1076 (E ) dated 11 -9 - 1986 , G .S .R . No. 961 (E ) dated 
7 - 12 - 1987, G .S .R . No 870 (E ) and 873 (E ) both dated 22 -8 - 1988 , G .S . R . No. 515 ( E ) dated 12 - 5 - 1989, 
G . S . R . No. 509 (E ) dated 24 -5 - 1990 , G . S . R . No. 620 ( E ) dated 6 - 7 - 1990 , G . S . R . No. 628 ( E ) dated 
10 - 7 - 1990 , G . S .R . No, 338 ( E ) dated 11 - 7 - 1991, G .SR No. 697 (E ) dated 25 - 11- 1991, G . S .R . No. 46 ( E ) 
and 47 ( E ) both dated 4 -2 - 1993 and G .S .R . No. 746 (E ) dated 13 - 12 - 1993 , G . S.R . No. 55 (E ) dated 
2 - 2 - 1994, G . S. R . No. 595 (E ) dated 30 -6 - 1995 , G . S .R . No. 669 (E ) dated 27 - 9- 1995 , G . S .R . No. 102 (E ) 
dated 22 -2 - 1996 and G .S.R . No . 261 (E ) dated 22 -5- 1998 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

And Published by the Controller of Publications , Dolhi- 110054 -. - 1998 


